रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 279 ] 
No. 279 ] 


माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री 


माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री 
लोक सभा के सदस्य 


1 . 


7322 GI / 2022 


yeyjar 

P 


श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया , 

सांसद ( लोक सभा ) 

4 डुप्लेक्स बंग्लो , 
नॉर्थ एवेन्यू , 
नई दिल्ली- 110001 . 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 04112022-240036 


CG - DL - E - 04112022-240036 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I– खण्ड 1 

PART I— Section 1 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 4 , 2022 / कार्तिक 13 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 4 , 2022 / KARTIKA 13 , 1944 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 


नई दिल्ली 21 अक्तूबर , 2022 

सं . ई . 11015/65/2021 - हिंदी - भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का 
गठन किया गया है । इस समिति के सदस्य और कार्य निम्नानुसार होंगे : 


REGD . No. D. L. -33004/99 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

संकल्प 


( 1 ) 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


सदस्य 


2 


2 . 


राज्य सभा के सदस्य 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री प्रेम चन्द गुप्ता , 
सांसद ( राज्य सभा ) 
18 , तीन मूर्ति लेन , 
नई दिल्ली - 110011 . 

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि 


6 . 


7 . 


8 . 


श्री संजय ( काका ) रामचन्द्र पाटील 
सांसद ( लोक सभा ) 

20 , ( डुप्लेक्स ) , नॉर्थ एवेन्यू , 

नॉर्थ एवेन्यू रोड , 

नई दिल्ली- 110001 . 


9 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गैर सरकारी सदस्य 


10 . 


श्री ओम प्रकाश माथुर , 

सांसद ( राज्य सभा ) 

9. सफदरजंग लेन , 

नई दिल्ली- 110011 . 


श्री श्रीरंग अप्पा बारणे , 

सांसद ( लोक सभा ) 
69 , नॉर्थ एवेन्यू , 
नई दिल्ली- 110001 


श्री हरनाथ सिंह यादव , 
सांसद ( राज्य सभा ) 
151-153 , नॉर्थ एवेन्यू , 
नई दिल्ली - 110001 


डा . बीना बुदकी , 

73/7 , पट्टा बोडी , मनोरमा विहार कॉलोनी , 

तालाब तिल्लो , जम्मू 180001 . 

डा . योगेश दुबे 

दुबे हॉउस , कार्टर रोड नं 0 9 , 


बोरीवली ( पू ) 

मुम्बई - 400066 . 

श्री वीरेंद्र कुमार यादव , 

153 , एम . आई.जी. , लोहियानगर 

कंकड़बाग , पटना -800020 . 

डा . माला मिश्र , 


[ PART I— SEC . 11 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि 


11 . 


12 . 


14 . 


15 


पदेन सदस्य 

16 . 


115 - ए , पॉकेट -2 , सै0-2 , 

द्वारका , नई दिल्ली- 110075 . 


13 . 

राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय द्वारा नामित 
प्रो . ( डॉ . ) राम मोहन पाठक , 
11 - सी . 23/5 कबीरचौरा , 
वाराणसी- 221001 ( उत्तर प्रदेश ) . 


17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 


27 . 


डॉ ० श्याम सुंदर कथूरिया 

सी जी एल 156 , डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स 

15 , शिवाजी मार्ग , मोती नगर 

नई दिल्ली 110015 . 

डॉ किशोर वासवानी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बी -12 , 703 , मार्गोसा हाईट्स्स , 

मोहम्मद वाड़ी , पुणे , महाराष्ट्र 
पिन - 411060 . 


श्री पी . एल . कोठारी . 
353 , गली नं . 1 , 


वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग , 
धर्मपुरा , देहरादून ( उत्तराखंड ) . 

डॉ . पल्लवी सिन्हा , 

नयनदीप नेत्रालय , बेला रोड , 
मुजफ्फरपुर ( बिहार ) . 


सचिव , कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अपर सचिव , कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार , कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

सचिव , राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान , मानेसर 

महानिदेशक , कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

निदेशक , गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय , नई दिल्ली 

अध्यक्ष , भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग , नई दिल्ली 

अध्यक्ष , भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड , नई दिल्ली 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी , विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण 

अध्यक्ष , राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण 

सलाहकार ( लागत एवं लेखापरीक्षा ) शाखा 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


3 


4 


28 . 

29 . 

30 . 

31 . 

32 

33 . 

34 . 

35 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


क्षेत्रीय निदेशक ( उत्तर पूर्व क्षेत्र ) , गुवाहाटी 

क्षेत्रीय निदेशक ( दक्षिण पूर्व क्षेत्र ) , हैदराबाद 

क्षेत्रीय निदेशक ( उत्तरी क्षेत्र ) , दिल्ली 

क्षेत्रीय निदेशक ( उत्तर पश्चिम क्षेत्र ) , अहमदाबाद 


क्षेत्रीय निदेशक ( पूर्वी क्षेत्र ) , कोलकाता 

क्षेत्रीय निदेशक ( दक्षिणी क्षेत्र ) , चेन्नै 

क्षेत्रीय निदेशक ( पश्चिमी क्षेत्र ) , मुम्बई 

संयुक्त सचिव ( राजभाषा प्रभारी ) , 

कारपोरेट कार्य मंत्रालय 


[ PART I— SEC . 1 ] 


सदस्य सचिव 


समिति के कार्य 

इस समिति का कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों , राजभाषा अधिनियम / नियमों के उपबंधों , केन्द्रीय 
हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में कारपोरेट कार्य 
मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है । 

कार्यकाल 


समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन संबंधी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन 
वर्ष होगा , बशर्ते कि : 

क . जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं , वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 

ख . समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे । 

ग . यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान 
खाली होता है , तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा । 

यात्रा तथा दैनिक भत्ता 


गैर - सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता 
संबंधी दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा । उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार द्वारा समय - समय 
पर निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा । 

मुख्यालय 


समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा , किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर 
भी कर सकती है । 


आदेश 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों , सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र 
प्रशासनों , प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , राष्ट्रपति सचिवालय , उप - राष्ट्रपति सचिवालय , संसदीय राजभाषा 
समिति , नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक , केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय 
तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल , संयुक्त सचिव 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


1 . 


RESOLUTION 

New Delhi , the 21st October , 2022 

No. E.11015 / 65 / 2021 - Hindi . Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Corporate Affairs has been 
constituted by the Government of India . The Composition of the Samiti and its functions shall be as under : 


Hon'ble Minister of Corporate Affairs 

Honourable Minister of State for Corporate Affairs 
Members of Lok Sabha 


2 . 


3 . 


4 . 


Members of Rajya Sabha 


5 . 


6 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


7 . 


Shri Subhash Chandra Baheria , 
Member of Parliament ( Lok sabha ) 
4 , Duplex Bungalow , North Avenue , 
New Delhi - 110001 . 


8 . 


Shri Sanjay ( Kaka ) Ramchandra Patil 
Member of Parliament ( Lok sabha ) 


Representatives of Parliamentary Committee 

Shri Shrirang Appa Barne , 

Member of Parliament ( Lok Sabha ) 


20 , ( Duplex ) North Avenue , North Avenue 
Road , New Delhi - 110001 . 


Non - Official Members 


Shri Om Prakash Mathur 

Member of Parliament ( Rajya Sabha ) 

9 , Safdarjung Lane , 

New Delhi - 110011 . 

Shri Premchand Gupta , 

Member of Parliament ( Rajya Sabha ) 

18 , Teen Murti Lane , 

New Delhi - 110011 . 


69 , North Avenue , 

New Delhi - 110001 . 

Shri Harnath Singh Yadav 

Member of Parliament ( Rajya Sabha ) 

151-153 , North Avenue 

New Delhi - 110001 . 


Dr. Beena Budki 

73/7 , Patta Body , 

Manorama Vihar Colony , 

Talab Tillo , Jammu - 180001 . 


Dr. Yogesh Dube 

Dube House , carter Road No.9 


Chairman 


Vice - Chairman 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


5 


Member 


6 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


Representatives of Voluntary Organisations 

Dr. Shyam Sunder Kathuria 

CGL 156 , DLF Capital Greens , 

15 , Shivaji Marg , Moti Nagar , 
New Delhi - 110015 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


Borivali ( E ) 

Mumbai 400066 . 


17 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Sh Birendra Kumar Yadav 
153 , MIG , Lohianagar 

Kankarbagh , Patna - 800020 . 


18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 


Dr. Mala Mishra 

115 - A , Pocket - 2 , Sector - 2 , 

Dwarka , New Delhi - 110075 


Dr. Kishor Vaswani 

B - 12 , 703 , Margosa Heights 
Mohammadwadi , Pune 


Maharashtra 

Pin - 411060 . 


Nominated by the Department of Official Language , Ministry of Home Affairs 


EX - Officio Members 


Prof. ( Dr . ) Ram Mohan Pathak , 

11 - C 23/5 Kabirchaura , 

Varanasi - 221001 ( Uttar Pradesh ) . 


Sh . P.L. Kothari , 

353 , Street no . 1 , 

Veerchandra Singh Gadhwali Marg , 
Dharmpur , Dehradun ( Uttarakhand ) . 

Dr. Pallavi Sinha , 

Nayandeep Netralaya , 

Bela Road , 

Muzaffarpur ( Bihar ) . 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Secretary , Ministry of Corporate Affairs 

Additional Secretary , Ministry of Corporate Affairs 

Additional Secretary & Financial Adviser , Ministry of Corporate Affairs 
Secretary , D / o Official Language and Hindi Advisor to the Govt . of India 
Director General & CEO , Indian Institute of Corporate Affairs , Manesar 
Director General , Corporate Affairs 

Director , Serious Fraud Investigation Office , New Delhi 

Chairman , Competition Commission of India , N. Delhi 

Chairman , Insolvency and Bankruptcy Board of India , N.Delhi . 

CEO , Investor Education and Protection Fund Authority 

Chairman , National Financial Reporting Authority 


[ PART I - SEC.1 ] 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 

31 . 

32 . 

33 . 

34 . 

35 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TENURE 


Advisor ( Cost & Audit ) Branch 

Regional Director ( NER ) , Guwahati 

Regional Director ( SER ) , Hyderabad 

Regional Director ( NR ) , Delhi 

Regional Director ( NWR ) , Ahmadabad 

Regional Director ( ER ) , Kolkata 


Regional Director ( SR ) , Chennai 

Regional Director ( WR ) , Mumbai 
Joint Secretary 


( In - charge Official Language ) 

Ministry of Corporate Affairs 


I 


Member Secretary 


FUNCTIONS OF THE SAMITI 

The functions of the Samiti are to render advice in regard to the implementation of the provisions 
relating to Official Language Hindi contained in the Constitution , Official Languages Act and Rules , and 
Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home 
Affairs / Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the 
Progressive use of Hindi in the Ministry of Corporate Affairs . 


7 


The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its 
constitution provided that : 

A. 

A member , who is a Member of Parliament , ceases to be a member of the Samiti as soon as 
he / she ceases to be a Member of Parliament . 


B. Ex - officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by 
virtue of which they are members of the Samiti . 

C. If 

If a vacancy arises in the Samiti due to resignation , death etc. of the member , the member 
appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years . 


TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCE 

The Non - official members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence 
to the place of meeting as per their entitlement . They will also be paid daily allowance on rates fixed by the 
Government of India from time to time . 


HEADQUARTER 

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi , but if considered necessary , it may hold its 
meetings at any other place also . 


ORDER 

Ordered that a copy of this resolution be Sent to all Members of the Samiti , all State Governments 
and Union Territory Administrations , Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , President's Secretariat , 
Vice - President's Secretariat , Committee of Parliament on Official Language , Comptroller and Auditor 
General , Accountant General , Central Revenues , Lok Sabha Secretariat , Rajya Sabha Secretariat and all the 
Ministries and Department of the Government of India . 

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information . 

INDER DEEP SINGH DHARIWAL , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digially signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 202211.04 160059 +0530 


